निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 444 ) 


3 भाद्र 1931 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 25 अगस्त 2009 


ग्रामीण विकास विभाग 


आदेश 

17 जुलाई 2009 
सं0 ग्रा०वि० -3 / अभि.-01 / 2004-6117 - ग्रा०वि० — राज्य सरकार के संकल्प संख्या- 1624, दिनांक 

| 2007 द्वारा गैर योजना शीर्ष - 2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम - 102 सामुदायिक विकास 
0001 - उत्तर प्रक्रम- 2 प्रखंड स्थापना के तहत 280 महिला प्रसार पदाधिकारी का पद सृजित किया गया है 
तथा प्रखंड प्रशासन सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों में कार्यरत महिला 
प्रसार पदाधिकारियों को समायोजित करने का निर्णय लिया गया है । 

___ 2 ) पूर्व में 278 महिला प्रसार पदाधिकारी का समायोजन कार्यालय आदेश 98 दिनांक 29 मार्च 
2007 एवं 217 दिनांक 29 जून 2007 द्वारा किया जा चुका है । फिर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, 
जमुई में कार्यरत श्रीमती संध्या कुमारी एवं श्रीमती उषा कुमार पासवान को उनकी सेवा के संबंध में सूचना 
प्राप्त नहीं होने के कारण उनका समायोजन नहीं हो पाया था । फलत : वे जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण , जमुई में कार्यरत रह गयी । इनके सेवा संबंधी कागजातों की समीक्षोपरान्त श्रीमती संध्या 
कुमारी एवं श्रीमती उषा कुमारी पासवान को अन्य महिला प्रसार पदाधिकारी के समान सृजित 280 पदों में 
अवशेष दो पदों के विरूद्ध समायोजित किया जाता है | 

3 ) इसकी सेवा महिला प्रसार पदाधिकारी संवर्ग नियमावली - 2008 के अंतर्गत होगी तथा पूर्व में 
समायोजित अन्य महिला प्रसार पदाधिकारी के समान सारी सुविधाएँ उन्हें उपलब्ध होगी | 

___ 4 ) इनके वेतन का भुगतान गैर योजना शीर्ष- 2515 - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम -102 
सामुदायिक विकास -001- उत्तर प्रक्रम-2 प्रखंड स्थापना विपत्र कोड - एन .- 2515001020001 के अंतर्गत 
विकलनीय होगा तथा पदस्थापित प्रखंड से होगा | 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 25 अगस्त 2009 


5 ) इनकी सेवा राज्य स्तरीय होगी तथा इन्हें प्रसार कार्य के सम्पादन हेतु प्रखंड में पदस्थापित 
किया जाय । 

6 ) इनके नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी होंगे । 
____ 7 ) जिला पदाधिकारी, जमुई इन महिला प्रसार पदाधिकारी को वर्तमान पदस्थापित जिला के किसी 
प्रखंड ( जहाँ महिला प्रसार पदाधिकारी / प्रसार पदाधिकारी पदस्थापित नहीं है ) में पदस्थापित कर वेतनादि 
का भुगतान किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

विजय प्रकाश, 
प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 444 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


